रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


२९ 


MODC 


SHITASSION 


NPRACHA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 26 , 2016 / आश्विन 4 , 1938 
NEW DELHI,MONDAY , SEPTEMBER 26 , 2016 /ASVINA 4 , 1938 


सं . 2347] 
No . 2347 ] 


वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर , 2016 
का . आ . 3065 (अ). – बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 2) महाराष्ट्र तथा गोवा राज्यों के ऋण 
वसूली अधिकरणों की अधिकारिता के संबंध में अभी तक जारी पूर्व की सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे 
अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा विलोपित किए गए को छोड़कर , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , स्तंभ ( 2) में उल्लिखित 
तदनुरूपी ऋण वसूली अधिकरणों के संबंध में स्तंभ ( 4) में निर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र को अधिसूचित करती है, अर्थात् : 

सारणी 
| क्रम. सं. ऋण वसूली अधिकरण का नाम 

अवस्थिति 

अधिकारिता का क्षेत्र 
| (1) (2 ) ___ (3 ) 

( 4) 
___ 1. मुंबई ऋण वसूली अधिकरण पांचवां तल , सिंधिया हाऊस , बृहन्मुंबई नगर निगम ( बीएमसी) द्वारा 
संख्या - 1 

एन . एम . मार्ग, बेल्लार्ड एस्टेट . | यथा निर्धारित वार्ड ए का नगरीय क्षेत्र 
मुंबई - 400001 . 

( इसमें कुलाबा और नरीमन पॉइंट शामिल 
हैं ) तथा वार्ड एच और मुंबई का कोई 
अन्य क्षेत्र, जिसे मुंबई ऋण वसूली 
अधिकरण - 2 द्वारा कवर न किया गया हो 
और गोवा राज्य । 


4600 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


2. 


मुंबई ऋण वसूली अधिकरण पांचवां तल , सिंधिया हाऊस , बृहन्मुंबई नगर निगम ( बीएमसी ) द्वारा 
संख्या - 2 

एन . एम . मार्ग बेल्लार्ड एस्टेट | यथा निर्धारित वार्ड बी से वार्ड जी और 
मुंबई -400001. 

वार्ड के से वार्ड टी । 


3. 


मुंबई ऋण वसूली अधिकरण छठा तल , सिंधिया हाऊस , एन . महाराष्ट्र राज्य में ठाणे, पालघर और 
संख्या - 3 

एम. मार्ग, बेल्लार्ड एस्टेट, मुंबई- | नाशिक जिले । 
400001 . 


4. 


ऋण वसूली 
औरंगाबाद 


अधिकरण, जीवन सुमन , एलआईसी भवन , महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, नांदेड़ , 

प्लॉट सं . 3, एन -5, जालना, बीड़, परभणी, हिंगोली, 
सीआईडीसीओ, औरंगाबाद - | उस्मानाबाद , लातूर , अहमदनगर , 
431003. 

जलगांव, धूले और नंदुरबार जिले । 


5. 


ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर दूसरा तल , सीजीओ काम्प्लेक्स , महाराष्ट्र राज्य में नागपूर , भंडारा , 

बी ब्लाक, सेमीनरी हिल्स , || गोंदिया, अमरावती , चंद्रपूर , यवतमाल , 
नागपूर -440006 . गढ़चिरोली, अकोला, बुलढाणा, वाशिम 

और वर्धाजिले । 


6. 


ऋण वसूली अधिकरण, पुणे 


पीएमटी वाणिज्य भवन- 1, महाराष्ट्र राज्य में पुणे , सातारा , सांगली , 
शंकरशेट रोड, स्वरगेट , पुणे- कोल्हापूर , सोलापूर , रायगढ़ , रत्नागिरी 
411042. 

और सिंधुदुर्ग जिले । 


टिप्पण 1 : क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना 16 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 

सा . का .नि . 524 ( अ) द्वारा की गई थी ( 29 दिसम्बर , 2000 की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 945 ( अ) द्वारा 

इसके नाम में परिवर्तन किया गया )। 
टिप्पण 2 : क्रम संख्या 2, 3 और 5 पर उल्लिखित ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना 29 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना 

संख्या सा . का .नि . 945 ( अ) द्वारा की गई थी । 


टिप्पण 3 : क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना 07 दिसम्बर , 2000 की अधिसूचना संख्या 

सा . का . नि . 909 ( अ ) द्वारा की गई थी । 


टिप्पण 4 : क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना 07 दिसम्बर , 2001 की अधिसूचना संख्या 

सा . का . नि . 884 ( अ) द्वारा की गई थी । 


[ फा . सं. 18/ 2/ 2016- डी आरटी ] 


आनंदराव विष्णू पाटील, संयुक्त सचिव 


[ 911 II - QU5 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th September, 2016 


S . O . 3065 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ) and in supersession of all earlier notifications in so far as they relate to 
jurisdiction of the Debts Recovery Tribunals in the States of Maharashtra and Goa mentioned in column (2 ) of the table 
herein below , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government 
hereby notifies the area of jurisdiction specified in column ( 4 ), for the corresponding Debts Recovery Tribunals 
mentioned in column (2 ) of the said Table, namely: 


TABLE 


Sl. 
No . 


Name of DRT 


Location 


Area of Jurisdiction 


( 1) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


- (2 ) 
Mumbai 
Recovery 
Tribunal No. 1 


Debts 


2 . 


Mumbai Debts 
Recovery 
Tribunal No. 2 
Mumbai Debts 
Recovery 
Tribunal No . 3 
Debts Recovery 
Tribunal, Aurangabad . 


5th Floor, Scindia House, N . M . City area of Ward ‘ A ’ ( including Colaba and 
Marg, Ballard Estate , 

Nariman Point) and Ward H as defined by 
Mumbai - 400 001. 

Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and 
any other area of Mumbai not covered by Mumbai 

Debts Recovery TribunalNo. 2 and State ofGoa . 
5th Floor, Scindia House , N . M . Ward B to Ward ‘G ’ and Ward K to Ward ‘ T 
Marg, Ballard Estate , 

as defined by Brihanmumbai Municipal 
Mumbai - 400 001. 

Corporation (BMC ). 
6th Floor, Scindia House, N . M . Thane, Palghar and Nashik districts in the State of 
Marg , Ballard Estate , 

Maharashtra . 
Mumbai - 400 001. 
Jeevan Suman , LIC Building , Aurangabad , Nanded , Jalna, Beed , Parbhani, 
Plot No. 3, 

Hingoli , Osmanabad, Latur, Ahmednagar, Jalgaon, 
N -5 , CIDCO , 

Dhule and Nandurbar districts in the State of 
Aurangabad –431003 . 

Maharashtra . 
2nd Floor, C .G .O . Complex, ‘ B Nagpur , Bhandara , Gondiya , Amravati , 
Block , Seminary Hills, 

Chandrapur , Yavatmal, Gadchiroli, Akola , 
Nagpur – 440 006 . 

Buldhana, Washim , and Wardha districts in the 

State of Maharashtra . 
PMT Commercial Building - I, Pune , Satara , Sangli, Kolhapur, Solapur , Raigad , 
Shankarshet Road , Swargate , Ratnagiri and Sindhudurg districts in the State of 
Pune - 411 042 . 

Maharashtra . 


4 . 


Debts Recovery 
Tribunal, Nagpur. 


Debts Recovery 
Tribunal, Pune. 


Note 1 : 


Note 2 : 


Note 3 : 


The Debts Recovery Tribunal at serial number 1 was established vide notification number G .S . R . 524 ( E ), 
dated the 16th July , 1999 (renamed vide notification number G .S . R . 945 ( E ), dated the 29th December, 2000 ). 
The Debts Recovery Tribunal at serial numbers 2 , 3 and 5 were established vide notification number G .S . R . 
945 (E ), dated the 29th December, 2000 . 
The Debts Recovery Tribunal at serial number 4 was established vide notification number G . S . R . 909 (E ) , 
dated the 7th December, 2000 . 
The Debts Recovery Tribunal at serial number 6 was established vide notification number G . S . R . 884 ( E ) , 
dated the 7th December , 2001 . 

[F . No . 18 /2/ 2016 - DRT ] 
ANANDRAO VISHNU PATIL , Jt . Secy . 


Note 4 : 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

HARINDRA 

Digitally signed by HARINDRA 
KUMAR 

Date: 2016 .09.27 15 :07 :09 
KUMAR 


+ 05 30 


